रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33001 /99 


REGD . NO . D L.- 33001/ 99 


भारतको राजपत्र 


मपविजयत 


The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शनिवार , मई 12, 2001 /वैशाख 22, 1923 
NEW DELHI, SATURDAY,MAY 12, 2001 /VAISAKHA 22 , 1923 


- 


- 


- 


- 


सं.१] 


सं . 91 
No. 91 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन 

के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


भाग II - खण्ड4 
PART 11 - Section 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2001 
का . नि . आ . 71.--- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, सिंगनल्स 
आसूचना निदेशालय, साधारण कर्मचारिखूद शाखा, सेना मुख्यालय (विदेशी भाषा उप सलाहकार , विदेशी भाषा परीक्षक और अनुवादक ) भर्तीनियम , 
1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, 
सिगनल्स आसूचना निदेशालय , साधारण कर्मचारिद शाखा, सेना मुख्यालय में विदेशी भापा उप सलाहकार, विदेशी भाषा परीक्षक और अनुवादक 
के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सिगनल्स आसूचना निदेशालय, साधारण कर्मचारिद 
शाखा, सेना मुख्यालय (विदेशी भाषा उप सलाहकार , विदेशी भाषा परीक्षक और अनुवादक ) भर्ती मियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद - संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान . - - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके घेतममान वे होंगे जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

____ 3. भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अन्य अर्हताएं आदि . - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित 
अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता . - वह व्यक्ति 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से ,जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 


1283 (61/ 2001 


( 319 ) 


320 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 12, 2001 /VAISAKHA 22 , 1923 


| PART II --- SEc . 4 ] 


क 


उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू म्याय विधि के 
अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति . - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परमर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
बायत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : -- इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिकों , अन्य 
पिछड़े वर्ग और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपक्षित है । 

अनुसूची 
पद का पदों की वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के आधार सीधे भर्तीकिए जाने वाले सेवा में जोड़े गए वर्षों 
नाम 

पर चयन या चयन व्यक्तियों के लिए आयु सीमा का फायदा केन्द्रीय 
मह - ज्येष्ठता 

सिविल सेवा 
अथवा अचयन 

( पेंशन ) नियम, 1972 
के नियम 30 के अधीन 

अनुज्ञेय है या नहीं 
23 

6 
1. विदेशी 2 * साधारण 12000 - 375 - योग्यता के लागू नहीं होता 

लागू नहीं होता 
भाषा उप ( 2001 ) केन्द्रीय सेवा 165000 रु. आधार पर 
सल्लाहकार * कार्यभार समूह " क " 

चयन 
के आधार राजपत्रित , 
पर परिवर्तन अनुमचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


मरख्या 


पद 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं . 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


9 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 


11 


12 


प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति 
द्वारा ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।) 


प्रोन्नति : -~ ऐसा विदेशी भाषा परीक्षक , जिसने उस श्रेणी में पांच वर्षनिमित 
की सेवा है । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहंक/ पात्रता सेवा 

पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : मई, 12, 2001/ वैशाख 22, 1923 


321 


12 


द्वारा की गई ऐसी अर्हकापात्रता सेवा, अपेक्षित अहंक/ पात्रता सेवा के आधे से 
अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने 
अपनी परिवीक्षा की अवधि , अदि विहित की गई हो , सफलतापूर्वक पूरी कर 

ली है । 
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) 

केन्द्रीय सरकार/विश्वविद्यालयों / अनुसंधान संस्थाओं/ स्वायन और कानूनी संगठनों 

के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं ; या 
( ii ) जिन्होंने 10000 - 15200 रुपए के या ममतस्य वेतनमान वाले पद पर पांच वर्ष 

नियमित मेषा की है और 
( ख ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं : --- 
आवश्यक -- (i ) किमी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य/ वैकल्पिक 

मास्टर विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ संबंधित विदेशी भाषा में मास्टर 

डिग्री या समतुल्य । 
( ii ) अध्यापन और / या विदेशी भाषा मे अंग्रेजी और अंग्रेजी में विदेशी भाषा में 

दस्तावेजों का अनुवाद जिसका साक्ष्य दिया जाएगा, दम वर्ष का अनभव । 
टिप्पण -- ( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है , 

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी 
प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचारकिए जाने के 
पात्र नहीं होंगे ।) 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर 
बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं 
होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त 
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । ) 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी 
संरचना 


जाएगा 


13 


14 


किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) 
नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति 
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) : 
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 
2. संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक 
अधिकारी , रक्षा मंत्रालय 

-- सदस्य 
3. रक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक रूप से संबंधित 
संयुक्त सचिव 

- सदस्य 
4. रक्षा मंत्रालय, सिंगनल्म आसूचना निदेशालय 

साधारण कर्मचारिबृन्द शाखा में मेजर जनरत या 
समतुल्य प्रास्थिति का अधिकारी - सदस्य 


322 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 12 , 2001/VAISAKHA 22 . 1923 


( PART II - SEC. 41 


3 


45 


10000 - 325 - 
15200 रु . 


चयन - सह 
ज्येष्ठता 


12 
2. विदेशी 6 * 
भाषा परीक्षक ( 2001 ) 

* कार्यभार 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


साधारण 
केन्द्रीय सेवा, 
समूह " क ", 
राजपत्रित, 
अमनुसचिवीय 


40 वर्ष से अधिक नहीं 

नहीं 
टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : आय- सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों 
से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि वह अंतिम 
तारीख जो असम, मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , 
अम्मू- कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल 
प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा 
जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई है । ) 


10 
आवश्यक : 

नहीं 

सीधी भर्ती किए गए 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से डिग्री स्तर 

व्यक्तियों के लिए 
पर अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ संबंधित 

एक वर्ष 
विदेशी भाषा में मास्टर डिग्री या समतुल्य । 
( 1 ) अध्यापन और / या विदेशी भाषा से अंग्रेजी/ और अंग्रेजी 
सं विदेशी भाषा में दस्तावेजों का अनुवाद करने का पांच 
वर्ष का अनुभव । 
टिप्पण 1 : अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : अनुभव मंबंधी अर्हता( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की 
दशा में तय शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने 
के लिए अपक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । 


वांछनीय : - किसी अतिरिक्त विदेशी भाषा का , जो प्रत्येक भर्ती के समय विनिर्दिष्ट की जाएगी, ज्ञान । 


11 


12 


( 1 ) 66. 66 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो सकने 
पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ( जिसके अन्तर्गत अल्पकारिक 
संविदा भी है ) । 
( 11) 33. 34 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा ( जिसके 
अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है । जिसके न हो 
पकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति : ऐसा अनुवादक , जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । 
टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता 

सेवा पूरी कर ली है, प्रोम्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके 
द्वारा की गई ऐसी अर्हक /पात्रता सेषा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से 
अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपनी 
परिवीक्षा की अवधि, यदि विहित की गई हो , सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : मई, 12 , 2001 / वैशाख 22 , 1923 


323 


12 
प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) 

केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थाओं/ स्वायत्त और कानूनी संगठनों 

के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) ( i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
( ii ) जिन्होंने 8,000 - 13 ,500 रुपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर पांच 

वर्पनियमित सेवा की है ; या 
( iii) जिन्होंने 6500 - 10500 रुपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर आठ वर्ष 

नियमित सेवा की है ; और 
( ख ) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ ( 8 ) के अधीन 

विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । 
टिप्पण - ( पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्निति की मीधी पंक्ति में है , 

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी 
प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के 
पात्र नहीं होंगे । ) 
( प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर 
बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की संविदा अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी, । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 
आवेदन प्राप्त करने कीअंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


13 


किसी अधिकारी की सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति पर ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक 
संविदा भी है ) नियुक्ति करते समय संघ सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक 
नहीं है । 


समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति 
( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) : 
1. संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी , 

रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष 
2. रक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक रूप से संबंधित 

संयुक्त सचिव - सदस्य 
3. रक्षा मंत्रालय सिगनल्स आसूचना निदेशालय, 

माधरण कर्मचारिखूद शाखा, स्थल सेना मुख्यालय 
से मेजर जनरल या समतुल्य प्रास्थिति का 

अधिकारी - सदस्य 
समूह " क "विभागीय प्रोन्नति समिति ( सीधे भर्ती 
किए गए व्यक्तियों की पुष्टि के लिए ) 
1 . संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, 

रक्षा मंत्रालय -- अध्यक्ष 
2. रक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक रूप में संबंधित 

निदेशक / उप सचित्र -- सदस्य 
3. रक्षा मंत्रालय, सिमनल्स आसूचना निदेशालय, 

साधारण कर्मचारिवृन्द शाखा,स्थल सेना 
मख्यालय में कर्नल या समतुल्य प्रास्थिति 
का अधिकारी - सदस्य 


324 


THE GAZETTE OF INDIA :MAY 12 , 2001/ VAISAKHA 22 , 1923 


{ PART II _ SH . 43 


3 


8000 - 275 - 
13500 - रु . 


3. अनुवादक 8 * 

( 2001 ) 
* कार्यभार 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


साधारण . 
केन्द्रीय सेवा 
समूह " क " 
अराजपत्रित , 
अनुसचिवीय 


लागू नहीं होता 35 वर्ष से अधिक नहीं 

नहीं 
टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : आयु - सीमा अपधारित करने 
के लिएनिर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों 
से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि यह अंतिम 
तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम , मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम , 
जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल 
प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा 
जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई है । ) 


10 


आवश्यक 

लागू नहीं होता 

एक सर्प 
( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य/ वैकल्पिक 
विषय के रूप में डिग्री या समतुल्य स्तर पर अंग्रेजी के साथ संबंधित 
विदेशी भाषा में बैचलर डिग्री या समतुल्य; या 
( क ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य/ वैकल्पिक 
विषय के रूप अंग्रेजी के साथ बैचलर डिग्री या समतुल्य; और 
( ख ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वषिधालय/ संस्था से संबंधित भाषा में 
विदेशी भाषा में दुभापी स्तर के समतुल्य डिप्लोमा या समतुल्य । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 


11 


सीधी भर्ती द्वारा । 


लागू नहीं होता 


13 


14 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवाश्यक है । 


समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति 
( सीधे भर्तीकिए गए व्यक्तियों की पुष्टि के लिए ) 
1. संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, 

रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष 
2. रक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक रूप से संबंधित 
निदेशक/ उप सचिष - सदस्य 


[ 4117 11 - TUS 4 ] 


Praha 761997 : . 12, 2001,ÀYTE 22, 1923 


325 


13 


L 


3. रक्षा मंत्रालय सिंगनल्स आसूचना निदेशालय , 

साधरण कर्मचारिद शाखा, स्थल सेना मुख्यालय 
में कर्नल या समतुल्य प्रास्थिति का 
अधिकारी 


सदस्य 


( 71. F . TI - 33980 / 1/7 .9. 37 / 377 - II ] 

एन. के . फूकन, मुख्य पगानिक अधिकारी 
MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 1st March , 2001 
S . R .O . 71.-- In cxercise of the powers conferred by the proviso 10 Article 309 of the Constitution and in supcrsession 
of the Ministry of Defence , Signals Intelligence Directorate. Gencral Staſſ Branch , Army Headquarters (Depuly Foreign 
Language Adviser Foreign Language Examiner and Translator) Recruitment Rules, 1989. except as respects things done 
or omilicd to be done before such supersession , the President hereby makes the following rules regulating the method of 
recruitment to the posts of Deputy foreign Language Adviser, Foreign Language Examiner and Translator in Signals 
Intelligence Directorate, General Staff Branch , Army Headquarters. Ministry of Defencc namely – 

1. Short title and commencement : - - ( 1) These rules may be called the Ministry of Defence, Signals Intelligence 
Directoraic. General Staff Branch , ArmyHeadquarters , (Dcputy Foreign Language Adviser, Foreign Language Examiner 
and Translator) Recruitment Rules, 2001 . 

(2 ) They shall comeinto force on the date of their publication in the Official Gazclic 

2. Number of posts , classification and scale of pay :- - The number of the said posts, their classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specificd in columns ( 2) 10 (4 ) of the Schedule annexed to these rules 

3.Method of recruitment, age limit and other qualifications :- - Thcmethod of recruitment, agelmii. qualifications 
and other mallors relating there to shall be speciſied in columns (5) to ( 14 ) of the Schedule. 

4 . Disqualification : — No person --- 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spousc living; or 

(b ) who , having a spousc living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be cligible for appointment to the said posts . 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable lo such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , cxcmpt any 
person from the operation of this rule. 

5. Power to relax : — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expcdicnt so to do, it 
may,by order and for rcasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Conmission , relax 
any of inc provision of these rules with respect to any class or catcgory of persons. 

6 . Saving : - Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castcs, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen , other Backward classes and other special 
catcgorics or persons in accordance with the orders issucd by the Central Government from timeto time in this regard 

SCHEDULE 


Namc of 


Number of post 


Classification 


Scalc of Pay 


post 


Whcthcr Selection by 
merit or Selection - cuni 
seniority or Non 
selection Post 


(1) 


(2) 


(5 ) 


I Deputy Torcign 
Language 
Adviser 


Selection by mcrit 


Rs . 12000 -375. 
16500) 


2 * ( 2001) 
* Subjcct to varia - 
tion dependent on 
workload . 


General CentralService 
Group " A " Gazetted , 
Non -Ministerial 


326 


THE GAZETTE OF INDIA :MAY 12 , 2001 /VAISAKHA 22 , 1923 


PART II- SEC . 41 


Age limit for direct recruits 


Whether benefit of Educational and other qualifica - 
added years of ser- tions required for direct recruits 
vice admissible under 
Rule 30 of the Central 
Civil Services 
(Pension ) rule 1972 


Whether age and educa 
tional qualifications pre 
scribed for direct recruits 
will apply in the case of 
promotces 


Not applicable 


Notapplicable 


Not applicable 


Not applicable 


Period of probation , 


iſany 


Method of recruitmentwhether by direct in case of recruitment by promotion or deputation 
recruitment or by promotion or by dcpu - or absorplion grades from which promotion or 
lation or by absorption and percentage deputation or absorption to be made 
of the posts to be filled by various 
methods 


( 10 ) 


(11) 


( 12 ) 


Not applicable 


Promotion failing which by 
dcputation . ( including short 
term contract). 


Promotion : 
Foreign Language Examiner with ſivc ycars regu 
lar service in the grade. 
Note : 
Whcrc juniors who havc completed their qualify 
ing /cligibility service are being considered for 
promotion , their seniors shall also be considered 
provided they are not short oſrequisite qualifying 
cligibility scrvice by more than half of such 
qualifying /cligibility service or two years 
whichever is less and have successfully 
completed their probation period , if prescribed . 
Deputation (including short term contract) : 
Officers under the Central Government/ 
Universitics/Rcscarch institutions/Autonomous 
and Statutory Organisations. 
(a ) (i) Holding analogous posts on regular 

başıs, or 
( ii) with five ycars regular servicc in the 

scalcor Rs. 10000 -15200 . or equivalent; 

and 
(6 ) Possessing thic following cducational 

qualification and cxpcricncc . 
Essential : 
(i) Master s degree in the forcign language 
concerned with English as a compulsory /clcctive 
subject at degree level or cquiyalcnt from a 
recognised university. 
( ii ) Ten years experience in (caching and/or 
translating documents from foreign language 
into English and vice versa (cvidence to be 
furnished ) 


[ YTT II - 654 ] 


PTT 


1997 : 9 , 12 , 2001,421 & 22, 1923 


( 10 ) 


( 12 ) 


Note : 
The departmental officers in the feeder category 
who are in the direct line of promotion shall not 
be eligible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly, deputationists shall not be 
eligible for appointment by promocion . (Period 
of deputation including period of deputation in 
another ex - cadre post held immediately preceding 
this appointment in the same or some other 
organisation / department of the Central 
Government shall ordinarily not 10 cxcced four 
years . The maximum age limit for appointmentby 
deputation shall be not exceeding 56 pcars as on 
the closing date of receiptofapplications). 


Ifa Departmental Promotion Committee exists , what 
is its composition . 


Circunstances in which Union Public Service 
Commission is to be consulted in inaking recruit 
ment 


(13 ) 


Group “ A ” Departmental Promotion Committee 
(for considering promotion ) :-- 


(14) 
Consultation with Union Public Scrvice Commis 
sion nccessary while appointing an officer on 
deputation (ISTC ). 


- Chairman 


- Member 


1. Chairman orMember, 

Union Public Service Commission 
2. Joint Sccrclary and Chief Administrative 

Oricer .Ministry of Defence 
3 Joint Secretary administratively concerned 

in the Ministry of Defence 
ti Ollicer of the status of Major Gencral or 

cquivalent from Signals Intelligence 
Directorate .General Staff Branch , 
Ministry of Defence 


- Member 


- -Meinber. 


(1 ) 


- 


(2 ) 


( 3 ) 


(1) 


( 5 ) 


2 . Foreign 

Language 
Evimic 


Selection -cum -seniority 


Rs. 10XXX )- 325 
152 ( X ) 


6 * (2001) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on workload. 


General Central Service 
Group “ A ” Gazetted . 
Non -Ministerial 


328 


THE GAZETTE OF INDIA :MAY 12 , 2001 /VAISAKHA 22 , 1923 


(PART II — Sec. 41 


(8 ) 


(9) 


No 


No 


Not exceeding 40 years . 
Note 1. • Relaxable for Government 
servants upto five years in accordance 
with the instructions or orders issued 
by the Central Govemment. 
Note 2. : The cruical date for determining 
the age - limit shall be the closing date for 
receipt of applications from candidates 
in India ( and not the closing date pres 
cribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, 
Nagaland, Tripura, Sikkim , Ladakh Divi 
sion of Jammu and Kashmir State , Lahaul 
and Spiti Districts and Pangi Sub -Divi 
sion of Chamba district of Himachal 
Pradesh , Andaman and Nicobar Islands 
orLakshadweep ). 


Essential 
(i) Master s degree in the Foreign Language 

concerned with English as a compulsory / 
elective subject at degrec level or equivalent 

from a recognized University/ Institution 
(ii ) Five years experience in teaching and / or 

translating documents from Foreign Language 

to English and vice - versa . 
Note 1 : Qualifications are relaxable at the discre 
tion of the Union Public Service Commission in case 
ofcandidates otherwise well qualified . 
Note 2 : The qualification (s) regarding cxpcrience 
is/arc relaxable at the discretion of Union Public 
Service Commission in the case of candidates 
belonging to Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes if, at any stage of selection , the Union 
Public Service Comunission is of the opinion that 
sufficient number of Candidates from thesc 
communities possessing the requisite experience 
are not likely to be available to fill up the 
vacancy rescrved for them . 


Desirable 
Knowledge of some additional foreign language 
as may be specified at the time of each recruitment. 


(10 ) 


(12 ) 


Onc vcar for direct 
recruits . 


(1) 66.66 percentby promotion 

ſailing which by deputation 
(including short -term 

contract). 
( 11 ) 33.34 percent by deputation 

( including short-term 
contract ) failing which by 
direct recruitment 


Promotion : 
Translator with five year regular service in the grade . 
Note : Wherc juniors, who have completed their qualifying 
cligibility service are being considered for promotion , their 
seniors shall also be considered provided they arc not short 
of the requisite qualifying/eligibility scrvice by more than 
half of such qualifying /cligibility scrvice or two years, 
whichcver is less and have successfully completed thcir 
probation period , if prescribed . 
Deputation ( including short term contract) : 
Officers under the Central Government Universites /Research 
Institutions/Autonomous and Statutory Organisations . 
(a ) (1) holding analogous posts on regular basis; or 
(ii) with ſive years regular service in post in the scale of 

Rs. 8000 -13500 ; or cquivalent: 
( iii ) with cight years regular service in post in the scale of 

Rs. 6500 - 10500 ; or equivalent; and 
(b ) Possessing the cducational qualification and 

experience prescribed for direct recruits under column 


(8 ). 


[ HTI- UN 4 ] 


479 


1797 : 45, 12, 2001/02 


22 , 1923 


329 


(12 ) 


Note : The departmental officers in thc locder calcgory 
who are in tlic direct lincoſpromolion shall not be cligiblc 
forconsideration forappointment on deputation Simularly. 
deputalionists shall not be eligible for appointment by 
promotion . (Period of dcpulation including period of 
deputation in another cx -cadre post held immcdiatcly 
proccding this appointment in the same or some other 
organisation department of the Central Governmentshall 
ordinarily not to exceed three years. Thic mavmum age limit 
for appointnicnt by deputation shall be not c \ cccdung 56 
cars as on the closing dalc of receipt ofapplications ). 


(13) 


( 14) 


Group “ A ” Departmental Promotion Committee 
(for considering promotion ) 


Consultation with Union public Service Commis 
sion necessary whilemaking direct recruitinent 
and appointing an officer on depulauon (ISTC ). 


- Chairman 


--- Member 


- Member 


1 Joint Sccrciary and Chic Administrative 

Officer,Ministry of Defence 
2. Joint Sccretary administratively concerned 

in the Ministry of Defence 
3. Officer of the status of Major General or 

cquivalent from Signals Intelligence 
Directorate.General Staff Branch Army 

Headquarters. Ministry of Defence 
Group “ A ” Departmental Promotion Committee 
(ſor conſirmation of direct recruits ) 
| Joint Secretary and Chicf Adiministrative 

Oliccr. Ministry of Defence 
2. Dircctor /Deputy Secretary Administratively 

concerned in the Ministry of Defence 
3 Officer of the status of Colonel or cquivalent 

fron Signals Intelligence Directorate. General 
Stall Branch . Army Headquarters, Ministry 
of Defence 


: - Claiman 


Member 


- Member, 


- 


(2 ) 


3 Translator 


Rs 800X0)-275 . 
13500) 


Not applicable 


8 * (2001) 
* Subject 10 
variation 
dependent 
on workload . 


General Central Service 
Group “ A ” Gazetted . 
Non-Ministerial 


330 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 12 , 2001/ VAISAKHA 22 , 1923 


(PART II SEC . 4 ) 


( 8 ) 


No 


Not 


applicable 


Not exceeding 35 years. 
Note 1. : Relaxable for Government 
servants upto five years in accordance 
with the instructions or orders issued 
by the CentralGovernment. 
Note 2. : The cruical date for determining 
the age -limit shall be the closing date for 
receipt of applications from candidates 
in India (and not the closing date pres 
cribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, 
Nagaland, Tripura, Sikkim , Ladakh Divi 
sion of Jammu and Kashmir State, Lahaul 
and Spiti Districts and Pangi Sub -Divi 
sion of Chamba district of Himachal 
Pradesh , Andaman and Nicobar Islands 
or Lakshadweep ) . 


Essential 
(i) Bachelor s degree in the Forcign Language 

concerned with English as compulsory ! 
elective subject at degree level or equivalent 
from a recognized University or equivalent 

OR 
(a ) Bachelor s degree with English as compulsory / 

elective subject from a recognised University 

or cquivalent; and 
(6 ) Diploma equivalent to Interpretership standard 

in the foreign language concerned from a 
recognised University /Institution or equivalent. 


Note : Qualificationsare relaxable at the discretion 

of Union Public Service Commission in case 
of candidates otherwise well qualified . 


(11) 


( 12) 
Not applicable 


One year 


By direct recruitment 


- 


- 


(13) 

( 14 ) 
Group ‘ A Departmental Promotion Committee 

Consultation with Union public Service Commis 
( for confirmation of direct recruits) 

sion necessary . 
1. Joint Secretary and Chief Administrative 
Officer,Ministry ofDefence 

- Chairman 
2 . Director/Deputy Secretary Administratively 
concerned in the Ministry of Defence 

--Member 
3. Officer of the status of Colonel or equivalent 

from Signals Intelligence Diroctorate , General 
Staff Branch , Army Headquarters , Ministry 
of Dcfcncc 

- Member 

[F . No. A -33980 /1/CAO /R - II ] 

N . K . PHUKAN , Dy. Chic Admn. Officer 

af fart, 24 3730 , 2001 
. f . 371 . 72 . - it fufr44 , 1924 ( 1924 472) URT 13 * 34 URT ( 7 ) THT # 14 OT VIEGLI 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इन - चीफ , मध्य कमान द्वारा ले. कर्नल जे. बी. शर्मा, का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने के 
कारण छावनी परिपद, कानपुर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ 9 . F . 19 /24 / 14 / 67$/99 /1781/ 87( E ) ] 

डी . आर, मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 24th April, 2001 
S . R . O . 72 . - -In pursuance of Sub -section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) the Central 
Govcruncnt hereby notifics that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Kanpur by reason 
of acceptance by thc General Officer Commanding - in -Chier, Central Command of resignation of Li. Col. J. B Sharma, 

[F.No. 19/ 24 /Kanpur/C /DE /9 /1781/D ( Q & C )] 

D .R MEHRA , Under Secy. 


[ भाग || - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : मई, 12, 2001 /वैशाख 22, 1923 


नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2001 
का . नि . आ . 73. - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, कानपुर ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए ले. कर्नल जगदेव सिंह को छावनी योर्ड, कानपुर का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन ले. कर्नल जे. यी , शर्मा के स्थान परकिया गया है । 
जिनका त्याग पत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं. 19/ 24/ कामपुर/ मी// डीई /99/ 1781 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. महरा , अवर सचिव 
New Delhi ,the 24th April , 2001 
S.R . O . 73.-- In pursuance of Sub -Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924) thc Central 
Government hereby noliſics that Li. Col. Jagdev Singh has been nominalod as a member of the Cantonment Board Kanpur 
by the Station Commander Kanpur in cxercise of the powers conferred under Clause (c ) of Sub - scction ( ) of Section 13 of 
that Act vicc L1. Col. J.B . Sharma whose resignation has been acccpicd . 

E. No 19/24/ Kanpur / C/DE/99/1781/ DIQ & C )] 

D. R MEHRA. Under Secy : 
नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2001 
का . नि . आ . 74. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग- इन - चीफ , मध्य कमान द्वारा मेजर डी . के . दलाल, का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने के कारण 
छावनी परिपद, झांसी में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा . सं. 19/ 02 / झांसी/ सी //डीई/2001/ 1779/ डी ( क्य एण्ड सी ) ] 

डी. आर. महरा , अवर सचिव 
New Delhi, thc 24th April , 2001 
S . R . O . 74 .- In pursuance of Sub -Section (7 ) or Section 13 of thc Cantonments Act 1924 (2 of 1924 ) thc Central 
Government licrcby notiſics that a vacancy has occurred in the membership of thc Cantonment Board Jhansi by 
reason of acceptance by the General Officer Commanding-in - Chicl, Central Command of resignation of Major D . K . 
Dalal . 

IENo . 19/ 02/ Jhansi/ C/ DE/ 2001/1779/ D ( Q & C )| 

D . R .MEHRA . Under Secy. 
नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2001 
का . नि . आ . 75. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिचित करती है कि स्टेशन कमांडर , झांसी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( घ ) में प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते 
हा मंजर दिनेश डींगरा को छावनी बोर्ड , झांसी का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर डी. के . दलाल के स्थान पर किया गया है । जिसका 
त्याग पत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा . सं. 19/ 02/ झांसी/ सी // डीई/ 2001/1779 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

दी . आर. मेहरा , अवर सचिव 
New Delhi, ilic 24th April , 2001 
S . R. O . 75. - -Inpursuanccof Sub - Section ( 7) of Section 13 of the Cantonments Act 1924 ( 20[ [ 924 ) The Central 
Government hcrcby nocilics that Major Dincsh Dhingra has been nominated as a member of the Contonment Board Jhansi 
by tlc Station Commander Jhansi in cxcrcisc of the powers conferred under Clausc (c ) of Sub -scction ( 1 ) of Scction 13 
of that Act vicc Major D . K . Dalal whose resignation has been acccplcd . 

IF. No 19/02/Jhansi/ C/DE/ 2001/1779/ D ( Q & C )| 

D . R . MEHRA. Under Sccy. 
नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2001 
का . नि . आ . 76 . - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्धारा 
अधिनित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इन - चीफ , मध्य कमान द्वारा कैप्टन , कृष्ण कुमार पी . एन. का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने 
के कारण छावनी परिपद, महू में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा . सं . 19 /41/ मह / सी // डीई/ 99 / 1787/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. महरा, अवर सचिव 


332 


THE GAZETTE OF INDIA :MAY 12, 2001 /VAISAKHA 22 . 1923 


| PART II - SEC. 41 


New Delhi,the 24th April, 2001 
S. R. O . 76. - In pursuance of Sub -Section ( 7) of Section 13 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924) the Central 
Government hereby notifies that a vacancy has occurred in themembership of the Cantonment Board Mhow by rcason 
of acccptance by the General Officer Commanding - in - Chief. Central Command of resignation of Capt Krishan Kumar P.N . 

( F. No 19/41/ Mhov/ C/ DE/ 99/1787/ D ( Q & C )] 

DR.MEHRA . Under Secy 
नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2001 
का . नि . आ . 77 . - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय मरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशम कमांडर, महू ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
ल. कर्नल ए. के . राय को छावनी बोर्ड, महू का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन कैप्टन, कृष्ण कुमार पी. एन. के स्थान पर किया गया है । 
जिनका स्याग पत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं . 19141/ महू/ सी / डीई/ 09/ 1787/ डी ( क्य पण्ड सी ) ] 

डी. आर , मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi,the 24th April, 2010) 1 
S . R. 0 . 77 . - - In pursuance of Sub - Section ( 7) of Section 13 of the Cantonments Act 1924 ( 2 of 1924 ) thc Central 
Government hereby noufies that Lt. Col A . K . Roy has been nominated as a member of the Canionincnt Board Mhow by 
the Station Commander Mhow in exercise of thc powers conferred under Clause (c ) of Sub -section ( 3 ) of Section 13 olihat 
Act vicc Capt.Krishan Kumar PN whose resignation has been accepted . 

[ F No. 19/41/ Mhow/ C /DE/ 99/1787/ D ( Q & C )। 

D. R. MEHRA. Under Secy. 
नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2001 
का . नि . आ . 78. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सैनिक इंजीनियर सेवा 
अधीक्षक ( भवन और सड़क ) श्रेणी - 1 और श्रेणी- II नियम, 1983 और सैनिक इंजीनियर मेवा अधीक्षक ( इलैक्ट्रिक /मैकेनिक ) श्रेणी- [ और 
श्रेणी- II भर्तीनियम , 1983 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहलेकिया गया है या करने से लोप किया गया है 
सैनिक इंजीनियर मेवाओं में कनिष्ठ इंजीनियर ( सिविल ) और कनिष्ठ इंजीनियर (विधुत और यांत्रिकी ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मैनिक इंजीनियर सेषा कनिष्ठ इंजीनियर ( सिविल ) और कनिष्ट 
इंजीनियर (विधुत और यांत्रिकी ) भर्तीनियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनकं वेतनमान के होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध 
अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) मे संभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आय - सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आय- सीमा. अर्हताएं और उनस संबंधित 
अन्य बातें व हांगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 
___ 4. निरर्हता : वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या 

( ख ) जिमने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्त यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐमा विवाह से ट्याक्त और विवाह के अन्य पक्षकार को लागु ग्यीय विधिक 
अधीन अनुजंय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी । 

5 . शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन 
है , यहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपयंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के यक्तियों का त्याबत , आदेश द्वारा 
शिथिल कर पकगी । 

6. व्यावत्ति : इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आय- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनआतियों, अन्य पिठ यों , भूतपूर्व 
मैनिकी, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


[ भाग 11 - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : मई, 12, 2001/ वैशाख 22, 1923 


333 


अनुसूची 


वर्गीकरण 


पद का 
नाम 


पदों की 
संख्या 


2 


३ 


साधारण केन्द्रीय सेवा 
समूह ग " अराजपत्रित, 
अनौद्योगिक अननुसचिवीय 


1. कनिष्ठ इंजीनियर ( सिविल ) 

3343 * ( 2000 ) 
टिप्पण 1: अधीक्षक [ भवन और सड़क ( श्रेणी I और अधीक्षक ) भवन और सड़क ] *कार्यभार के आधार 

श्रेणी ।। के तत्कालीन पदों को रक्षा मंमालय के पत्र संख्यांक 85605 / आर पर परिवर्तन किया जा 
आर/ बी और आर । और 11 सीएससीसी/174/ डी ( वर्क्स) तारीख 19 जनवरी सकता है । 
2000 द्वारा यथा संशोधित पत्र संख्यांक 85605/ आर आर/ बी और आर । और 
II मीएससीसी/ 2742/ डी ( वस) तारीख 9 - 7 - 99 द्वारा कनिष्ठ इंजीनियर 

( सिविल ) के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है । 
टिप्पण 2: कनिष्ठ इंजीनियर ( सिविल) में से पूर्वतर भर्ती नियमों के आधार पर बनाए 

गए तत्कालीन अधीक्षक ( भवन और सड़क ) श्रेणी । और अधीक्षक ( भवन 

और सड़क ) श्रेणी II की विद्यमान ज्येष्ठता पर पुन : पदाभिहित होने के कारण 

कोइ प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
टिप्पण 3: कनिष्ठ इंजीनियर ( सिविल) में से तत्कालीन अधीक्षक ( भवन और सड़क ) 

श्रेणी । तत्कालीन अधीक्षक श्रेणी || से एन ब्लाक ज्येष्ठ होंगे । 
टिप्पण 4: ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर ( सिविल ) जो कृत्यों के आधार पर तत्कालीन अधीक्षक 

श्रेणी 1 का ग्रेड धारण किए हुए हैं , सेवानिवृत्ति तक या अगली उस्मतर श्रेणी में 
पोन्नति तक इसी प्रकार बने रहेंगें । 


अतनमान 


सीधे भर्तीकिए आने वाले 
व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा 


चयन सह - ज्येष्ठता 
या योग्यता के आधार 
पर चयना अथवा 
अचयन पद 


लागू नहीं होता 


5000 - 150 - 8000 रु. 
( प्रविष्टि श्रेणी ) 


18 से 25 वर्ष 
टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 

मरकारी सेषकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय 

अन्य प्रवर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर यथा अधिसूचित रूप 
में शिथिल की जा सकती है । यह सिंथलता इन प्रवर्गों के लिए आयु - मीमा 

में किसी अनुज्ञेय शिथिलता के साथ मंचयी रूप से उपलब्ध होगी । 
टिप्पण 3 : आयु सीमा अवधारित करने के लिएनिर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से 

आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अन्तिम तारीख होगी न कि यह 
अंतिम तारीख जो असम , मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर, 
नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लहाख खण्ड, हिमाचल 
प्रदेश के लाहोल और म्पीति जिले तथा सम्बा जिले के पंगी उपखण्ड, 
अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की 

गई है । 
टिप्पण 4 : रोजगार कार्यालयों / रोजगार मामाचार/ अन्य विज्ञापन माध्यमों में प्रकाशित 

विज्ञापनों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु सीमा 
अघधारित करने के लिएनिर्णायक तारीख प्रत्येक दशा में यह अंतिम तारीख 


334 


THE GAZETTE OF INDIA :MAY 12 , 2001 /VAISAKHA 22 . 1923 


PART II - SEC. 4 ] 


6 


होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से भाम भेजने के लिए कहा गया है या 
रोजगार समाचार/ अन्य विज्ञापन माध्यम से आवेदन प्राप्त करने के लिए दी 
गई अंतिम तारीख होगी । 


सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
फायदा सेवा (पेंशन ) 
नियम , 1972 के नियम 
30 के अधीन अनुज्ञेय है 
या नहीं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य 
अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा की अवधि 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत यदि कोई हो 
व्यक्तियों की दशा में लाग होंगी या नहीं 


8 


10 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


( क ) मैट्रिक पा समतुल्य 
( ख ) किसी मान्यताप्राप्त 
संस्थान विश्वविधालय/बोर्ड से 
सिविल इंजीनियरी में तीन वर्ष 
का डिप्लोमा 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्मति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा प्रोम्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे 
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 

श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जायेगा 


11 

12 
( 1 ) 87 % सीधी भर्ती द्वारा । 

प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन : ( भूतपूर्व सैनिकों के लिए ) : 
( 2 ) 3 % ऐसे विभागीय कर्मचारियों की सीधी भर्ती द्वारा जिन्होंने 5 वर्ष नियमित सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों को जिसमें इंजीनियर कोर के 
सेवा की है और जिनके पास सांभ 8 में यथा विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं हैं , योधक सम्मिलित हैं , के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो 
जिनके न हो सकने पर उपर्युक्त ( 1 ) के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा । 

एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या 
( 3 ) 10 % भारत सरकार गृह मंत्रालय सा . का. नि . सं. 1530 तारीख 19 दिसंबर, रिर्जव में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास 
1979 के अधीन अधिसूचित है और यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक केन्द्रीय सिविल स्तम्भ 8 के अधीम यथा अपेक्षित अर्हताएं और विहित 
सेवा पुनर्मियोजम और पद नियम , 1979 के अनुसार ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनुभव है । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर 
प्रतिनियुक्ति / पुनर्मियोजम द्वारा, जिनके पास स्तंभ 8 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं है जिसके रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया 
न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 

जामा है तत्पश्चात उन्हें सिविलियम कर्मचारी के रूप में 
प्रविष्टि श्रेणी 5000 - 8000 में पुनर्मियोजिम किया जा सकेगा। 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसको संरचना 

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 

से परामर्श किया जाएगा 
13 

14 
समूह ग विभागीय प्रोम्नत समिति ( 5000 - 8000 रु० ) के वेतनमान में पुष्टि के लिए 

लागू नहीं होता 
जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
1. मुख्य इंजीनियर या उसका नामनिदेशिती जो अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य पंक्ति 

से नीचे की पंक्ति का महीं होगा - अध्यक्ष 
2. कार्यपालक इंजीनियर पा समतुल्प - सदस्य 
३. समूहकसिविलियन राजपत्रित अधिकारी या कमीशंड अधिकारी जो विभाग से 

संबंधित न हो - सदस्य 


[ भाग || - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : मई, 12 , 2001/ वैशाख 22 , 1923 


A 


2 


माधारण केन्द्रीय संवा 
समूह ग अराजपत्रित, 
अनौधांगिक अमनुसन्निवीय 


2. कनिष्ठ इंजीनियर (विधुत और यांत्रिकी ) 

2161 * 

( वर्ष 2000 के लिए ) 
टिप्पण: 1 अधीक्षक [विधुत और यांत्रिकी ( श्रेणी I और अधीक्षक ) विधुत और यांत्रिको ] * कार्यभार के आधार 

श्रेणी || के तत्कालीन पदों को रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्यांक 85605 / आर पर परिवर्तन किया जा 
आर/ यी और आर और II सीएससीसी/174/ डी (वस) तारीख 19 जनवरी, सकता है । 
2000 द्वारा यथा संशोधित पत्र संख्यांक 85605/ आर आर/ बो और आर I और 

[[ सीएससीसी/ 2742/ ड़ी (वर्स) तारीख 9 - 7 - 99 द्वारा कनिष्ठ इंजीनियर 
. (विद्युत और यांत्रिकी ) के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है । 


टिप्पण: 2 कनिष्ठ इंजीनियर ( विधुत और यांत्रिकी ) में से पूर्वतर भर्तीनियमों के आधार 

पर बनाए गए तत्कालीन अधीक्षक (विधुत और यांत्रिकी ) श्रेणी [ और 
अधीक्षक ( विधुत और यांत्रिकी ) श्रेणी II की विधमान ज्येष्ठता पर पुनः 

पदाभिहित होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
दिप्पण 3 : कनिष्ठ इंजीनियर (विधुत और यांत्रिकी ) में से तत्कालीन अधीक्षक ( विद्युत 

और यांत्रिकी ) श्रेणी I तत्कालीन अधीक्षक श्रेणी II से एन ब्लाक ज्येष्ठ होंगे । 


टिप्पण 4: ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर ( विद्युत और यांत्रिकी ) जो कृत्यों के आधार पर तत्कालीन 

अधीक्षक श्रेणी I का ग्रेड धारण किए हुए हैं , सेवानिवृत्ति तक या अगली 
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति तक इसी प्रकार बने रहेंगे । 


5 


लागू नहीं होता 


5000 - 150 - 8000 - रु. 
( प्रविष्टि श्रेणी ) 


18 से 25 वर्ष 
टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 

सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय 

अन्य प्रवर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर यथा अधिसूचित रूप 
में शिथिल की जा सकती है । यह शिथिलता इन प्रवर्गों के लिए आयु सीमा 

में किसी अनुज्ञेय शिथिलता के साथ मंचयी रूप से उपलब्ध होगी । 
टिप्पण ३ : आयु सीमा अवधारित करने के लिएनिर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से 

आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अन्तिम तारीख होगी न कि वह 
अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, 
भागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लदाख खण्ड, हिमाचल 
प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्या जिले के पांगी उपखण्ड , 
अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की 


टिप्पण 4 : रोजगार कार्यालयों/ रोजगार सामाचार/ अन्य विज्ञापन माध्यमों में प्रकाशित 

विज्ञापनों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु सीमा 
अषधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक दशा में वह अंतिम तारीख 
होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है या 
रोजगार समाचार/ अन्य विज्ञापन माध्यम में आवेदन प्राप्त करने के लिए दी 
गई अंतिम तारीख होगी । 


336 


THE GAZETTE OF INDIA :MAY 12 , 2001 /VAISAKHA 22 , 1923 


[ PART II - SEC . 4 ] 


- 


- 


10 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


( क ) मैट्रिक या समतुल्य ; 
( ख ) किसी मान्यताप्राप्त 
संस्थान/विश्वविधालय/बोर्ड से 
विद्युत् या यांत्रिकी या आटोमोबाइल 
इंजीनियरी में तीन वर्ष 
का डिप्लोमा । 


11 


( 1 ) 87% सीधी भर्ती द्वारा । 

प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन : ( भूतपूर्व सैनिकों के लिए ) : 
( 2 ) 3% ऐसे विभागीय कर्मचारियों को सीधी भर्ती द्वारा जिन्होंने 5 वर्ष नियमित सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों को जिसमें इंजीनियर कोर के 

मेवा की है और जिनके पास स्तंभ में यथा विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं हैं । योधक सम्मिलित हैं , के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो 
जिनके न हो सकने पर उपर्युक्त ( 1 ) के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा । 

एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या 
( 3 ) 10 % भारत सरकार गृह मंत्रालय सा . का. नि . सं. 1530 तारीख 19 दिसंबर , रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास 
1979 के अधीन अधिसूचित है और यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक केन्द्रीय सिविल साम्भ 8 के अधीन यथा अपेक्षित अर्हताएं और विहित 
मंवा पुनर्नियोजन और पद नियम , 1979 के अनुसार ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनुभव है । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर 
प्रतिनिर्याक्त/पनियोजन द्वारा, जिनके पास स्तंभ 8 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं है जिसके रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त 
न हो सकन पर सीधी भर्ती द्वारा । 

किया जाना है तत्पश्चात् उन्हें सिविलियन कर्मचारी के रूप में 
प्रविष्टि श्रेणी 5000 - 8000 में पुननियोजित किया जा सकेगा । 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


13 


लागू नहीं होता 


पमह ( ग ) विभागीय प्रोन्नत समिति ( 5000- 8000 रु० ) के वेतनमान में पुष्टि के लिए 
जियम निम्नलिखित होंगे : 
1, मुख्य इंजीनियर या उपका नामनिर्देशिती जो अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य पंक्ति से 
नीचे की पंक्ति का नहीं होगा - अध्यक्ष 


2. कार्यपारनक इंजीनियर या समतुल्य - सदस्य 


३ समूह ( क ) सिविलियन राजपत्रित अधिकारी या कमीशंड अधिकारी जो विभाग से 
मंधित न हो - सदस्य 


[ फा . सं. 85605 / आर. आर. एस./ बी एंड आर I एंड II/ सीएममीसी/ 258 / आर. आर./रक्षा( नियुक्ति )/ 2001 ] 

फकीर घन्द , उप सचिव 
टिप्पण: - मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 4 में , अधीक्षक , भषन और सड़क श्रेणी- 1 और श्रेणी- 11 के पदों की बाबत, 
का. नि . आ . 72. तारीख 23 जनवरी, 86, का. नि . आ . 319 ता. 17सितंबर, 86, का. नि . आ . 161 तारीख 12 मई, 88, का. नि . आ 248 तारीख 22 अगस्त , 
89 और का. नि . आ . 97 ता . 15 अप्रैल, 91 द्वारा तथासंशोधित अधिसूचना सं. सा. का . नि , 299, तारीख 10 नवंबर , 83 और अधीक्षक , विद्युत और 
यांत्रिकी श्रेणी । और श्रेणी- 1 के पदों की भाषत का .नि . आ , 16, तारीख 1 जनवरी, 86 का . नि . आ . 323 तारीख 10 सितंबर, 86 , का . नि . आ . 55 तारीख 
27 फरवरी , 89 और का. नि . आ . 248, तारीख 28 अक्तूबर, 91 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना का . नि . आ . 302 , तारीख 17 नवम्बर, 83 द्वारा 
अधिचिप्त किए गए थे । 


( Ym 11 - VV 4 ] 


4764 


1745 : , 12, 2001/dra 22, 1923 


337 


New Delhi, the 30th April, 2001 
S. R . O . 78In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in superses 
sion of the Military Engineer Services Superintendents (Buildings and Roads) Grade land Grade II RecruitmeniRules. 1983 , 
and the Militry Engincer Services Superintendents (Electrical/Mechanical) Grade I and Grade II Recruitment Rules . 1983 , 
cxccpt as respects things done or omitted to be done before such supersession , the President hereby makes the following 
rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Engineer ( Civil) and Junior Engineer ( Electrical and 
Mechanical) in the Military Engineer Services, namely : 

Short title and commencement ( 1) These rulesmay be called the Military Engineer Services Junior Engineer 
(Civil ) and Junior Engineer ( Electrical and Mechanical) Recruitment Rules, 2001. 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazettc . 
Number of posts, classification and scale of pay. — The number of the said posts, their classification and the scales 
of the pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (1) of the Schedule attached to these rules. 
Method of recruitment, age limit and other qualifications etc. — The inethod of rocniitment age limit. qualifica 
lions and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5 ) 10 ( 1 + ) of the Schedule 
aforesaid . 

Disqualification .-- No person , 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or 
(b ) who having a spousc living, has entered into or contracted a marriage with any person , 

shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the Central Governmentmay, if satisficd that,such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that thcre are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 
5 . Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or cxpcdicnt so 10 do , itmay, 
by order. for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or calcgory 
of persons 
6 . Saving: - Nothing in these rules shall affect reservations. relaxation of age limit and other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribcs. Other Backward Classcs Ex - scrviccmon , and other special 
catcgorics of persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to timc this rcgard . 

SCHEDULE 


Name or 
post 


Number or 
posts. 


Classili 
cations 


2 


: 


I Junior Engineer ( Civill ) 
Note : 1. Erstwhile posts of Superintendent (B & R ) 
Grade 1 and Superintendent (B & R ) Grade II have 
been redesignated as Junior Engineer Civil 
vide Ministry Deſcncc Ictter No 85605/RR /B & RI& IVCSCC /2742 /D 
( Works) dated 09 -07-99 as amended vide letter No. 85605 /RR / B & RI 
& 1 /CSCC /174 /D (Works ) dated 19 Jan , 2000 


3343 (For the 
year 2000 ) 
Subjcct 10 
variation 
dependent 
on work load 


Gencral Central 
Service Group 

( " Non 
Garcticd Non 
Industrial. Non 
Ministerial 


Note : 2. Ainong Junior Engincer ( Civil) there will not be anv cfloct on 

llic cxisting seniority or crstwhile Superintendent ( B & R ) Gd. 
Land Superintendent ( B & R ) Gd. II, drawn on the basis of 

previous Recuitment rules, on account of the redesignation 
Note : 3. Anong Junior Engineer (Civil ) erstwhile Superintendents 

( B & R ) Gd . is shall be en -block senior to the erstwhile 
Superintendent (B & R ) Gd. Ils , 


338 


THE GAZETTE OF INDIA :MAY 12 , 2001NVAISAKHA 22, 1923 


( PART II — S :2 : 41 


2 


Notct . Thosc Junior Enginccrs (Civil ) who hold the grade of erstwhile 

Superintendent Grade I on functional basis shall continue to 
do so , till they retire or are promoted to the next higher Grade. 


Scale or 


Age limit for direct recruits 


Pav 


( Rs.) 


Whcthcr 
sclcction 
cum 
seniority 
or section 
bi merit 


Whether bcncfit 
of added ycar of 
scrvicc 
admissiblc 
under Rulc 30 of 
Centrul Civil 
Services 
( Pension ) 
Rulcs 1972 


Not applicable 


Rs. 50XX ). 
150 -400 


Not 
applicablc 


(Enn Gradc ) 


* 18 -25 years 
* Note 1: Relaxable for Government scrvants upto 5 ycars in 
accordance with the instructions or orders issued by the Central 
Gov crnment 
* Note 2 : Rclaxable for $ Cs/ $ Ts /OBCs and certain oiler 
calcgories as notificd by the Central Government from time to timc. 
This rolaxation shall be availablc cumulatively with any other 
admissiblc relaxation in age limit for ( licsc catcgroics. 
* Note 3 : Thç crucial date for determining the agc -limit shall bc llic 
closing date for receipt of applications from candidates in India (and 
not the closing date prescribed for those in Assim . Meghalaya , 
Arunachal Pradesh .Mizoram ,Manipur, Nagaland . Tripura . Sikkim . 
Ladakh Division of J & K Statc . Lalul and Spiul District and Pangi 
Sub -Division of Chamba District of Himichal Pradesh . And: man and 
Nicobar Islands or Lakshadccp ). 
* Note 4 : In respect of the posts , appointment to which are made 
through Employment Exchanges/Advertisements in " Employment 
News /Other advertising mcdia , the cricial daic for determining the 
age limit will, in cach cisc . be the last dalc upto which thc Employment 
Exchanges arc asked to submit ihc names or last dalc oſ rcccipt of 
application given in thc " Employınent News" /other advertising mcdia . 


Educational and 
Other qualificalion 
required for direct 
Recruits 


Whcthcr agc and Period of 
cducational qua- Probation, 
lification pres if any 
cribed for direct 
recruits will apply 
in case of promoties 

10 


Meiliod of recruitinent whether 
by direct recruitment or by 
Promotion or by deputation / 
absorption and prccntage 
of posts to be filled by 
various icihods 


9 


2 years 


(a ) Matriculation 
or quivalent 


Not 
Applicable . 


(1)87 % by direct recruitment 
( ii ) .3 % by direct recruitment from 
amongst Departmental employees 


(b ) Threc vcars 


with 5 years continous service and 


( T 


11 - 


4 ] 


4T117 1199 : , 12 , 2001/ RING 22, 1923 


339 


10 


Diploma in Civil 
Engineering 
from a 
recognişcd Institute/ 
University /Board 
or equivalent. 


posscssion of the minimum cducational 
qualifications as prescribed in column 
8 . failing which by direct rccrument 
as per (1) abovc . 
( iii ) 10 % by deputation / rccmplo nient 
(for Ex- serviccmon ) in accordance 
with Ex - serviccmcn (Rc-employment in 
Central Civil Services and postRules 
1979 notificd under Govl. of India , 
Minislry of Home Affairs GSR No. 
1530 datcd 29 Doc. 1979 and as 
amcndcd and possessing qualification 
as specified in Column 8 failing which 
by dircct Recruitment. 


Noi 
Applicable 


Deputation /Rc-cmployment 
(for Ex -serviccmcn ) : 
Thc Armed Forces personnel including 
Combatants from Corps of Engincers due 
lo rctire or who are to be transferred to 
rcscrvc within a period of onc year and 
have the requisitc qualifications and 
cxpcricncc as prescribed under column 
8 shall also be considered . Such persons 
would be given dcputation up to the date 
on which thcy arc duc for relcasc from 
thc Armed Forces. Thereafter they may be 
rc -cmployed as civilian employees in the 
cniry grade of Rs. 50XX )- 8000 . 


Group C " Departmental Promotion 
Committec (For confirmation in thc priy 
scale of Rs. 50XX )-8 (XX )) consisting of : 
( 1) Chicf Engincer or his nomince with 
not less than the rank or Superintending 
Engineer or equivalent - Chaiman 
(2) Executive Engineer or cquivalent 

- Member 
(3 ) Group A Civilian Gazcited Officer 
or a Commissioned Osicer not connccicd 
with the Department- Member 


Art 


2161 ( For 
year 20XX )) 
Subjcct 10 
variation 
dcpcndent 
on workload 


General Central 
Servicc Group 
C Non 
Gazcllcd Non 
ludustrial Non 
Ministerial 


2 . Junior Engineer (Electrical and Mochanical) 
Note : 1. Erstwhile posts of Superintendent ( E & M ) 
Grade I and superintendent ( E & M ) Grade II have 
bocn rcdesignated as Junior Engineer ( E & M ) 
vidc Ministry of Dcfence letter No. 85605/RR /B & RI& IVCSCC /2742/D 
(Works) dated 09 -007 -99 as amonded vide letter No. 85605 /RR /B & RI 
& I /SCC/ 174 /D (Works) dated 19 Jan , 2000 . 
Note : 2 Among Junior Engincor (Electrical and Mechanical) there 
will not be any cffect on the Existing seniority of erstwhilc 
Superintendent (E & M ) Grade 1 and Superintendent (E & M ) Grade II , 
drawn on the basis of previous Recruitment Rules , on account 
of thc rcdesignation . 
Note 3 Among Junior Engineers ( Electrical and Mechanical ) 
crstwhile Superintendents E & M Grade 1 shall be cn -block scnior 
to the crstwhilo Superintendents ( E & M ) Grade . II. 
Note : 4 Those Junior Engineers (Eloctrical and Mechanical ) who 
hold the grade of crstwhile Superintendent E & M Grade 1 on 
functional basis, shall continuc to do so, till they retire or prompted 
to the next higher grade . 


340 


THE GAZETTE OF INDIA :MAY 12 . 2001/VAISAKHA 22 , 1923 


(PART II - SEC . +1 


+ 


6 


Rs. 50XX) 
150 -XXXX ) 
( Entry Grade) 


Not 
applicabic 


* 18 - 25 years 

Not applicable 
* Note 1 : Relaxablc for Government servants upto 5 ycars in 
accordance with the instructions or orders issued by the Central 
Government 
* Note 2 : Relaxable for SCs/ST /OBCs and certain other 
categories as notificd by the Central Government from time to timc. 
This relaxation shall be availablc cumulatively with any other 
admissible relaxation in age limit for thcsc categorics. 
* Note 3 : The crucial date for determining the age limit shall be the 
closing date for receipt of applications ſrom candidates in India (and 
not the closing datc prescribed for those in Assam . Meghalaya , 
Arunachal Pradesh ,Mizoram ,Manipur, Nagaland , Tripura . Skkkim . 
Ladakh Division of J& K Stalc, Lahaul and Spiti District and Pangi 
Sub - Division of Chamba District of Himachal Pradesh. Andaman and 
Nicobar Islands or Lakshdwccp ) 
* Note 4 : In respect of the posts , appointment to which arc made 
through Employment Exchanges/Advertiscments in " Employment 
News"/Other advertising mcdia , thc crucial date for determining the 
age limit will , in cach casc , bc the last date upto which the Employment 
Exchanges are askcd to submit thic naincs or last date of receipt of 
application given in thc " Employment News"/other advertising media . 


8 


9 . 


10 


il 


2 years 


(a ) Matriculation 
or cquivalent 


Not 
Applicablc. 


(h ) Thrçc vcars 
Diploma in Electrical or 
Mechanical or 
Automobilc Engineering 
from a 
recogniscd Institutc / 
University /Board 
or cqmvalcnt. 


(i) 87 % by direct recruitmeni 
(ii ) 3 % by direct recruitment from 
amongst Departmental employees with 
5 ycars continuous scncc and 
possession of the minimum cducational 
qualifications as prescribcd in column 
8 . failing which by dircct recruitment 
as por (1) above 
(111 ) 10 % by dcputatiop /rcomployment 
( for Ex-\ n iccmcn ) in accordancc 
with Ex-serviccmcn /Rc-employment in 
Central Civil Services and postRules 
1979 notificd under Govt of India , 
Ministry of Home Affairs GSR No. 
1530) dalcd 29 Dec 1979 and is 
amcnded and possessing qualiſication 
as specificd in Column X failing which 
by dircct Recruitment 


Not 
Applicable 


Dopulation / Rc -cmploy nient 
( lor Lix - servicement) : 
The Armed Forces personnel including 
( ombatants from Corps of Engineers duc 
10 retire or who arc to be transferred 10 


Group C " Departmental Promotion 
Commilice ( For conlirmation in the pily 
scale of Rs 500X )-8000 ) consisting of - - 
(1) Chicr Engincer or his nomincc with 
not less than the rank or Superintending 


[ 


11 - 4 " 5 + ] 


YTYM94 : $ 12 , 2001/02 


22, 1923 


341 


* 


reserve within a period of one year and Engineer or equivalent - Chairman 
have the requisite qualifications and 

(2 ) Executive Engincer or equivalent 
cxperience as prescribed under column 

- -Member 
8 shall also be considered . Such persons (3 ) Group A Civilian Gazciicd Olicer 
hould be given deputation upto the date or a Commissioned Officcr not connected 
on which they are duc for release from 

with the Departmenl - Member 
the Armed Forces Thereafter they may be 
Ic -employed as civilian employees in the 
entry grade of Rs. 5000 -8000 . 

IF .No . 85605 /RRSB & R I & I1/ CSCC/258 /RR /D ( Appts)/2001 | 

FAQUIR CHAND . Dy. Sccy . 
Note : Thic principal rules were notified in Part 11 Scction of the Gazette of India notilication SRO 299 di 10 Nov: 83 is 

amended vid SRO 72 dt 23 Jan . 86 . SRO 319 dt 17 Scp . 86 . SRO 161 of 12 May 88. SRO 248 of 22 Aug 89 and SRO 
97 of 15 Apr. 91 in respect of posts of Supdis B & R Gdc I and Gdc II and SRO 302 of 17 Nov: 8.3 s amended vide 
SRO 16 or 01 Jan . 86 . SRO 323 of 10 Sep . 86 , SRO 55 or 22 Feb. 89 and SRO 248 of 28 Oct. 91 in respect of posts 
of Supdts E & M Gde 1 and Gde II. 


l rinted by the Manager , ( ovt of Indiu l rex , Ring Road , Mayapuri. Nun Thelli -100 

und Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 2001 


